सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष , 19 37 ( श०) 


संख्या 162 राँची, मंगलवार , 


22 दिसम्बर, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

___ 14 दिसम्बर, 2 0 15 
संख्या-3 / मु0.03 - 05 / 2 0 14 का .. 10 5 57 .. श्री शिवजी चैपाल , तत्कालीन झा0प्र0से0 
सम्प्रति भा०प्र०से०, विशेष सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखण्ड , राँची द्वारा दायर एल. पी. ए. सं०. 671 2 0 14 में दिनांक 25 अगस्त , 2 0 15 को 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्तम्भ- || 
में अंकित कोटियों में स्तम्भ- ||| में अंकित तिथि से निम्नवत् वैचारिक प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है : 


क्र० सं० 


पदनाम 


वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 


अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि 


02. 12 . 1999 


अपर समाहन्ता एवं समकक्ष कोटि 


24 . 12 .2005 


3 


संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि 


03. 06 .2013 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 22 दिसम्बर , 2 0 15 


___ 2 . झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 , झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 
74 तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं०. 2074 दिनांक 4 अप्रैल , 19 8 5 के आलोक में श्री 
चैपाल को उक्त वैचारिक प्रोन्नति का कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा । 

3 . यह अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका 
सं०. 379 57 2 0 0 3 में पारित अन्तिम न्यायादेश से प्रभावित होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 16 2 – 50 । 


